. UU 


रजिस्ट्री सं डी . एल -33004/99 


भारत सरकारदिलियर .kaIORARDS 


दिनांक : को प्राप्त । 
भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - बण्ड 3 - उप- बण्ड ( ii ) 
PARTIL - Section3 - Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित । 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 15 , 2004 / चैत्र 26 , 1926 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 15 , 2004 /CHAITRA 26 , 1926 


CPB . 115 


- 


सं. 59] 
No. 591 


- 


स . वि० एकक 


भारत निर्वाचन आयोग 
अधिसूचना 

प्रभारी . 
नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2004 
आ . अ. 75 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 25 मार्च, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा यथा- संशोधित , तारीख 13 मार्च, 2004 की उसकी अधिसूचना 
सं . 434 /उ.प्र. - लो .स./2004 ( 1 ) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद सं. 7- ऑवला , के सामने , " 9- अपर जिला मजिस्ट्रेट ( प्र.) "; मद सं. 8-बरेली के 
सामने, " 13 -अपर जिला मजिस्ट्रेट ( वित्त एवं राजस्व ); मद सं. 29 -गोण्डा, के सामने , " 16-डिप्टी कलेक्टर, गोण्डा " तथा मद सं. 76 - मेरठ, के 
सामने, " 16 - अपर जिलाधिकारी ( भूमि अध्याप्ति ), आवास , मेरठ, " प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी । 

[ सं. 434/ .प्र.- लो. स./ 2004( 1 ) ] 

__ आदेश से, 
आनन्द कुमार, निदेशक ( प्रशासन ) - सह - प्रधान सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd April, 2004 
O .N . 75 (E ). — In exercise of power conferred by Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) 
the Election Commission of India hereby direct that the following further amendments , shall be made in its notification No. 
434 /UP -HP /2004 ( 1), dated 13 -3 - 2004 , as amended vide its notification of even number dated 25th March , 2004 , namely : 

In column 2 of the Table appended to the said notification : : 

Against item No. 7 - Aonla, " 9- AdditionalDistrict Magistrate (Executive )" ; against item No. 8- Bareilly ," 13 - Additional 
DistrictMagistrate, (Finance and Revemze )"; against item No. 29 -Gonda,“ 16 -Deputy Collector, Gonda", and against item 
No. 76 -Meerut,“ 16 -Additional District Officer (Land Acquisition ), Awas, Meerut,” shall be added .” 

No . 434/ UP- HP2004( 1)] 

By Order , 

ANAND KUMAR , Director (Admin.)-cum -Principal Secy. 
1245 GI/ 2004 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


